for 


# o # - ( 1) -72 


REGISTERED NO . D -( D ) 


144 - 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


a TTTTTT 
EXTRAORDINARY 

HITT II- - TUT 3 -- 3-76T (1) 
PART 1 - Section 3 – Sub -section (1) 

SfET ETT # # # tfata 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

SA 
af faat, alcare , 77 # 31, 1975/ * * 10, 1897 
NEW D3LHL, MONTY, MARCH 31, 1973/CHAITRA 10 , 1897 


eto 78 ] 
No. 781 


= 


इस भाग में मित्र पृष्ठ संख्या हो जाती है जिससे कि यह प्रजा संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separato paging is given to this part in order that it may be filled 

as a separate compllation 


- 


- 


MINISTRY OF COMMERCE 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 31st March 1975 
G . 8 . R . 172 ( E ) . — Whereas the draft of the Textiles Committee (Cess ) Rules, 1975 
was published as required by sub - section ( 1 ) of section 22 of the Textiles Com 
mittee Act , 1963 (41 of 1963 ) , at pages 281 – 284 of the Gazette of India , Extra 
ordinary , Part II, Section 3 , Sub - section ( 1 ) , dated the 25th February , 1975 , under 
the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. 
G . S . R . 55 ( E ) dated the 25th February , 1975 inviting ooject :ons and suggestions 
from all persons likely to be allected t : ereby, till the expiry of a period of thirty 
days from the date of publication of the said notification in the Omclal Gazette ; 

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 4th 
March , 1975 ; 

And whereas objections and suggestions received from the public on the said 
draft have been considered by the Central Government; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 22 of the said 
Act, the Central Government hereby make the following rules, namely : 

1. Short title and commencement. - ( 1) These rules may be called the Textiles 
Committee (Cess ) Rules , 1975 . 

( 2 ) They shall come into force on the 1st day of April , 1975 . 
2 . Doinitions. - In these rules , unless the context otherwise requires 

( a ) “ Act" means the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963) ; 


( 695 ) 


{ $ 6 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


(PART 1 


(b ) " Assessing Officer" meang an officer appointed by the Committee for 

toe purpose of assessin ; the amount of cess ; 
( c ) " cess" means the duty of excise leviable under sub - section (1 ) of 

section 5A ; 
( d ) " form means a form annexed to these rules ; 
( e ) "manufacturer " means the manufacturer referred to in sub -section (3 ) 

of section 5A ; 
(1 ) " section " means a section of the Act . 
3 . Maintenance of registers . Every manufacturer shall maintain a register of 
production indicating therein the total quantity of textiles or textlle machinery 
manufactured by him during a month , the quantity (11 any ) used by him for 
the manulacture of another commodity , toe quantity removed on payment of 
duty under the Central Excises and Salt Act, 1944 ( 1 of 1944 ), the quantity 
removed for export Without payment of such duty , the total value ad - valorem 
and the cess payaole toercon at tue rate for tie lime being in force . 

4 . Submission of monthly returns. - ( 1 ) Every manufacturer shall furnish to 
the Comm . ttee , in duplicate , a return in Form A or in Form B , as the case may 
be, for each month duly signed by the or any other person authorised by him in 
this behall so as to reach the Committee not later than Afteen days after the 
expiry of the month to which the return relates , along with a certified copy of 
the returns submitted to the Central Excise authorities under rule 64 of the 
Central Excise Rules, 1944 for the relevant month . 

( 2 ) A return referred to in sub - rule ( 1 ) shall be sent by registered post with 
acknowledgement due. 

5 . Revisiou of returns. If the manufacturer after having furnished the return 
discovers any omission or wrong staternent therein , he may revise toe ieturn of 
any time before he receives the notice of demand from the Committee , 

6 . Assesslag Officer of cegs . --- The Assessing Officer shall assess the amount of 
the cess payable by each manufacturer for each quarters on the bas . s of the data 
furnished in montaly returns rezerred to in rule 4 . 

7. Notice of demand etc . - ( 1 ) The Committee shall issue a notice of demand to 
the manufacturer for payment of the cess assessed under rule 6 . 

( 2 ) The manufacturer shall pay to the Committee the amount of cesg ag 
demanded by a crossed cheque if he is stationed in Bombay and by crossed 
Demand Draft in case he is stationed elsewhere , within one month from the date 
on which he receives such notice from the Committee, 

( 3 ) For the purposes of encashment of the crossed cheques and crossed Demand 
Drafts received under sub - rule ( 2 ) , the Committee shall open & separate account 
in a Scheduled Bank . 

8 . Assessment when return is not furnished or furnished incorrectly etc .- - 1 
any manufacturer fails to furnish the return referred to in rule 4 within the 
period specified therein , or furnishes a return which the Committee has reason 
to believe is incorrect or defective , the Assessing Officer may , after giving the 
manufacturer an opportunity of being heard , assess the amount of cess on the 
basis of figures obtained from the Central Excise Department or on the basis of 
the average of the cess levied during the previous two quarters immediately 
preceding the quarters for which assessment is being made. 

9 . Refund of coss . ( 1 ) Any amount of the cess paid in excess of the cess pay . 
able shall, on an application made by the manufacturer to the Committee within 
a period of one year from the date of such payment, be refunded to him , 

( 2 ) The claims for refund preferred within the period specifled in sub - rule ( 1 ) 
shall be admitted by the Committee after due verlication of the original credit. 

( 3 ) The Committee shall send vouchers for the refund of the claims admitted 
in sub - rule ( 2 ) to the Central Government for payment from the Consolidated 
Fund of India . 


10 . Recovery of cess short levio or erroneously levled . - When the cess has 
been short levied through inadvertence or otherwise , or when it is erroneously 
refunded , the manufacturer chargeable with the cess so short levied or to whom 
refund bas been erroneously made on a notice of demand from tho Compallte 


Br . 3 (1) ] 


THE GAZETIE OF INDIA EXTRAORDINARY 


697 


1 


made within one year from the date on which the cess has been paid , shall pay 
the deficiency or , as the case may be refund the amount paid to him in excess , 
within a month from the date of receipt of such notice . 

11 . Right of the Committee to laspect the production records of the manufac 
turer , --- ( ) Every manufacturer shall permit the Assessing Officer or any other 
person authorised in this behalf by the Committee to inspect the accounts and 
records of production maintained by him for the purpose of verifying the correct 
ness of the monthly returns furnished by him . 

( 2 ) II, as a result of such inspection , any sum of money is found to be duo 
to the Central Government from the manufacturer by way of cess , the Committee 
shal , within three months of completion of the inspection , issue a notice of 
demand for the payment thereof within a month from the date of receipt of such 
notice . 


12 . Remittance into the Reserve Bank of India . -- The proceeds of the cers shall, 
Immediately after the encashment of the crossed cheques and crossed Demand 
Drafts received in that behalf , reduced by the cost of collection as determined 
by the Central Government, be remitted by the Committee into the Reserve Bank 
of India for being credited to the Consolidated Fund of India . 


698 


FORM A 

( See rule 4 ) 
Statensut showing the quantity of Tettle Moufactured Ronoved and their onlus for the Month of 


Unit 


S . No. Description 

of the tenj 
les muua 
tured 


Quantity 
manufactured 


Quantity used Quantity removed 

for manufac - on payment of Con - 
ture of tral Excise duty 
another 
Commodity 


Quantity removed Price per Quotity for 
for expert with - Unit* wuc ıcess 
Oitt pemert of 

is lavi .ble 
Cntral Excise 

(6 + 7 ) 
duty 


Valle of 
qutity in REMARKS 
Cal 9 


1 


2 


IO 


Immo 


3 


II 


Total valde rounded to the nearest rupse . . . . . . 
Cess Payable at. . . . 


DTCart 

. . 


THEGAZETTEOFINDIAEXTRAORDINARY 


EIII + III . 


I certify that th : zures of production furnished above arc correct and tally with our records and also with these furnished by us to Excise Authorities 
for the purposes of Excise Duty . 


Date : 
Place : 


Signature of the manufauret ! 

Au horised person 


•If valve is shown in the Gate Passes ,the same may by showa wnder Column 10 and Coloma & may by left blark , 


PART11— 


Form B 

(See rute 4 ) 
soubory the quantity and acts of Textil Machinery Manufactured for the Month of .. .. .. .. 


SEC.3(1)] 


Steto 


S . No. Descriptiod of textile bachinery (assembled ) mant - 

factured 


Unit of quantity 


Quantity manufactured Ex - factory cost (* ) 


Value of a ite Danu 

factured 


Total yala : . . . . . . . . . 
C -38 at . . . . . . . . . . . . percent . . . . . . 
Amount of oss 


THEGAZITTEOFINDIAEXTRAORDINARY 


I certify that the igurer of production furnished above we correct and taily with our records and also with those furnished by us to Excise Arbo 
ties for the purposes of Ercise Duty . 


Date : 
Place : 


Signature of the manufactors /authorised 


person 


inctudes the cost of packing ,ccept the cost of packing which is of , dorable gatire and is returned by the buy -r to theminufacturer . 

[NƏ.F . 7 (11)/74 - Tex -IIT ] 
WANI NARAYANASWANI, JL Sacy , 


699 


700 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


(PART II 


- 


पाणिज्य मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 31 मार्च, 1975 
सा० फा . नि . 172 ( ). यत: वस्त्र समिति ( उपकर )नियम , 1975 का प्रारूप वस्त्र समिति 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 41 ) की धारा 22 का उपधारा ( 1 ) द्वारा यया अपेक्षित 
भारत के राजपत्र प्रताप्राण भाग 2. खण्ड 3 उराबाह ( i ) , तारी 25 फरवरी , 1975 में पाठ 
285 - 289 पर , भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना संका सा० का०नि० 55 
( अ ) , तारी 25 फरवरी, 1975 के अधीन, राजपत्र में उक्त अधिसुचना के प्रकाशन की तारीख 
से नौ दिन की कालावधि की समाप्ति तक , उससे प्रभावित होने के लिए संभाव्य सभी व्यक्तियों से 
प्राक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था ; 

और यतः उक्त राजमन जनता को 4 मार्च , 1975 को उपलधकराया गया था ; 

और यतः उक्त प्रारूप पर जनता से प्राप्त पापों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार 
कर लिया गया है । 

अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .-- ( 1 ) नियमों का नाम वस्त्र समिति ( उपकर ) नियम , 
1975 है । 

( 2) वे अप्रैल 1975 के प्रयम दिन प्रवृत होंगे । 
2. परिभाषा. - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यया अपेक्षित न हो , 

( क ) " अधिनियम " मे वस्त्र समिति अधिनियम , 1963 ( 1963 का 41 ) अभिप्रेत 


( ख ) “निर्धारण अधिकारी " से उपकर की रकम का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ समिति 

द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी अभिप्रेत है ; 
( ग ) "उपकर " से धारा 5क की उपधारा ( 1 ) के अधीन उद्गृहीत उत्पाद कर अभिप्रेत 


( घ ) “ प्रहा " से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ; 
( ज) “विनिर्माता " से धारा 59 की उपधारा ( 3 ) में निर्दिष्ट विनिर्माता अभिप्रेत 


( च ) "धारा " से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है । 


3. रजिस्टरों का रखा ज . मा . -- प्रत्येक विनिर्माता , मास के दौरान उसके द्वारा विनिमित 
वस्त्र या वस्त्र मशीनरी का कुन परिमाण, किसी अन्य वस्तु के विनिर्माण के लिए उसके द्वारा प्रयुक्त 
परिमाग ( यदि कोई हो ) , केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) के अधीन 
कर के संदाय पर हटाया गया परिमाण, ऐसे कर के संदाय के बिना निर्यात के लिए हटाया गया परिमाण, 
सत्समय प्रवन दर पर उस पर सन्देय उनकर और यथा मूल्य कुल मूल्य , उसमें उपदर्शित करते हुए उत्पाद 
का रजिस्टर रखेगा । 


Sec. 3 (1) ] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


7o 


4. मासिक विव पियों का भेजा जमा - - ( 1 ) प्रत्येक विनिमता उर के द्वारा या इस निहित 
उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्र. येक मास के लिए यथास्थिति 
प्ररूा क या प्रकार में एक विव णो दो प्रतिलिपियों में समिति को इस प्रकार भेजेगा कि वह सुसंगत 
मास के लिए केन्द्रोर उत्साद नियम , 1944 के नियम 54 के अधीन केन्द्रीय उत्पाद प्रधिकारियों को भेजी 
गई विवरगो को प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ उस मास की समाप्ति के पश्चात् जिससे कि विवरणी 
सम्बन्धित है, पन्द्रह दिन से अधिक अविलम्ब से समिति को पहुंच जाए । 


( 2 ) उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट विवरणी रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जाएगी । 


5. विवरणियों का पुनरंक्षण. - यदि विनिर्मता को दिकरणियों को भेजने के पश्चात् उसमें 
कोई लोप या गलत कयन पता चलता है तो यह समिति से मांग का नोटिस प्राप्त पने पूर्व विसो समय 
विपरगी को पुनरोक्षित कर सके । 


6. उरकर का निर्धाण अधिकारी - अनिर्धारण अधिकारी नियम 4 में निर्दिष्ट मास्कि 
विवारगियों में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक तिमाही के लिए प्र. येक निर्माता द्वारा संदेय 
उपकर की रकम निर्धारित करेगा । । 


7. मांग का नोटि : - ( 1 ) समिति नियम 6 के अधीन निर्धारित उपकर के संदाय के लिए 
विनिर्माता को मांग का नोटिस जारी करेगी । 


( 2 ) विनिर्माता इस प्रकार मांगे गए उपकर की रकम कास्ड किए गए चैक द्वारा, यदि 
वह बम्बई में स्थित है और क्रसकिए गए डिमाण्डड्राफ्ट द्वारा उस दशा में यदि वह कही और स्थित है , 
उस तारीख से एक मास के भीतर जिसको कि उसने समिति से ऐसा नोटिस प्राप्त किया है, संदाय 
करेगा । 

( 3 ) उपधारा ( 2 ) के अधीन प्राप्त कास्ड चकों और कास्ड हिमाण्ड छापट भुनाने के 
प्रयोजनार्थ, समिति अनुसूचित बैंक में एक पथक खाता खोलेगी । 


8. निर्धारण जबकि विवरणी नहीं दी जाती है या गलत रूप से की जाती है , इत्यादि . -- 
यदि कोई विनिर्माता नियम 4 में निर्दिष्ट विवरणी उसमें निर्दिष्ट कालादधि के भीतर नहीं 
देता है या ऐमो विवरणी देता है जिसको गलत और दोषपूर्ण मानने के लिए समिति के पास कारण है 
तो निर्धारण अधिकारी , विनिर्माता को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् उपकर की रकम केन्द्रीय 
उत्ताद विभाग से प्राप्त किए गए आंकड़ों के आधार पर या उस तिमाही के जिसमें कि निर्धारण किया 
गया है , ठीक पूर्व की दो तिमाहियों के दौरान उद्ग्रहणीय पोसत के प्राधार परनिर्धारित कर 
सफेगा । 


9. उत्पाद कर का वापस किया जाना. - ( 1 ) संदेय कर के प्राधिषय में संदत्त की गई उपकर 
की कोई रकम , विनिर्माता द्वारा समिति को किए गए आवेदन पर, ऐसे संदाय की तारीख से एक वर्ष की 
कालावधि के भीतर, उसको वापस की जा सकेगी । 


( 2 ) उपनियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर किए गए वापस करने के दावे 
मूल जमा खाते के सम्यक सत्यापन के पश्चात ग्रहण किए जाएंगे । 

( 3) समिति भारत की समेकित निधि से संदाय के लिए , केन्द्रीय सरकार को उपधारा 
( 2 ) में ग्रहण किए गए दावों के प्रतिदाय (रिफण्ड ) के लिए बाउघर भेजेगी । 


102 


THË GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


(PART 1 


10. कम उदाहीत किए गए या गलत रूप से पापस किए गए उपर की बसूली - - 
जब उपकर प्रसावधानी से या अन्यथा कम उग्रहीत किया गया है या जब यह गलत रूप से 
वापस करदिया गया है तो इस प्रकार कम उग्रडीतकिए गए उप कर से प्रभारी विनिर्माता य . . . 
जिसको प्रतिदाय (रिफण्ड ) उस तारीख से जिसको कि उपकर संदत्त किया गया है, एक वर्ष के 
भीतर समिति से किये गये मांग के नोटिस पर गलत रूप से कर दिया गया है, यथास्थिति कमी या 
पाधिक्य में उसको संदत्त की गई रख. म का भुगतान ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से एक मास के 
भीतर करेगा । 

11. समिति का विनिर्माता के उत्पादन अभिलेखों को मिरक्षण करने का अधिकार. . 
( 1 ) प्रत्येक विनिर्माता निर्धारण या समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को 
उसके द्वारा रखे गए लेखों और उत्पादन के अभिलेखों को , उसके द्वारा भेजी गई मासिक विवरणियों 
की शुद्धता के सत्यापन के प्रयोजना निरीक्षण करने की मनुशा देगा । 

( 2 ) यदि ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वहा धन की कोई राशि उपकर के रूप में 
• विनिर्माता द्वारा केन्द्रीय सरकार को देय पायी जाती है तो समिति निरीक्षण के पूरे होने के तीन माह 
के भीतर ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर उसका संदाय करने के लिए मांग 
का नोटिस जारी करेगी । 

____ 12. भारत के रिजर्व बैंक में प्रेषण - - उपकर के पागम , जस निमित प्राप्त कार को 
पौर माह डिमा उडाएटों के भुनाने के पश्चात , एकत्र करने की लागत जो केन्द्रीय सरकार द्वारा 
प्रधारित की गई हो , कम करके सनिति द्वारा भारत के सनफित निधि में जना करने के लिए भारत के 
रिजर्व बैंक को प्रेषित किए जाएंगे । 


प्ररूपक 

(नियम4देखिए) ...मासमेंविनिर्मितहटाएगएवस्त्रोंकेपरिणामऔरउनकेमूल्यकादर्शितकरनेवालाविवरण 


SEC. 3 ( i ) ] 


क्रम संख्या 


विनिर्मितवस्त्रोंकाएककविनिर्मितकिसीअन्यकेन्द्रीयउत्पादकेन्द्रीयउत्पादप्रति*परिमाणस्तम्भ9केटिप्पणियां -वर्णन(यनिट)परिमाणवस्तुकेविनि-करकेसंदायकरकेसंदायएककजिसकेलिएपरिमाण 

र्माणमेंप्रयुक्तहटायागयाकेबिनानिर्यातकीमतउपकरउद्-कामूल्य परिमाणपरिमाणकेलिएहटायाग्रहणीयहै. 

।गयापरिमाण(6-7) 


___1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


निकटतमरुपयेतकपूर्णांकितकियागयःकुलमूल्य, 

...प्रतिशतपरसंदेयउपकर। 


मैंप्रमाणितकरताहूंकिऊपरदिएगएउत्पादनकेअंकसहीहैंऔरहमारेअभिलेखसेऔरउनसेजोहमारेद्वाराउत्पादकरकेप्रयोजनार्थउत्पाद 

प्राधिकारियोंकोदिएगएहैंमिलते,हैं। 


विनिर्माताप्राधिकृतव्यक्तिकेहस्ताक्षर 


तारीख स्थान.. 


*यदिगेटपासमेंमूल्यदर्शितकियागयाहैतोस्तम्भ10केअधीनवहीदिखायाजासकेगाऔरस्तम्भ8खालीछोड़ाजासकेगा। 


702/ 1 


702/2 


प्ररूप ख . 

( नियम 4 देखिए ) 
. . . . . . माल में विनिर्मित वस्त्र मश नर के परिमाण और मूल्य को दर्शित करने वाला विवरण 
विनिर्मित ( समुच्चय की गई ) वस्त्र परिमाण का एकक विनिमित परिमाण फैक्टरी पर ( * ) विनिर्मित एककों का 
मशीनरी का विवरण ( यूनिट ) 

लागत 


क्रम स० 


मूल्य 


6 


कुल मूल्य . . . . . . . . . . . . . . 
प्रतिशत पर उपकर 
उपकर की रकम 


THEGAZETTEOFINDIAEXTRAORDINARY 


--- 


- 


-- 


- 


में प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दिए गए उत्पादन के अंक सही हैं और हमारे अभिलेख से और उन से भी जो हमारे द्वारा उत्पाद कर के प्रयोजनार्थ 
उत्पाद प्राधिकारियों को हमारे द्वारा दिए गए हैं , मिलते हैं । 
तारीख . . . . . 
स्थान . . . . 

विनिर्माता / प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर 


* इसके अन्तर्गत पकिंग की लागत सम्मिलित है सिवाय उस पैकिंग की लागत से जो टिकाऊ स्वरूप की है और विनिर्माता को ग्राहक द्वारा वापस की 
जाती है । 

[ सं० फा० 7( 11 ) 74 -टैक्स-III ] 
मणिनारायणस्वामी , सयुक्त सचिव । 


[PARTII-SEC.3(1)] 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD , NEW 
DELFI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI, 1975 


